निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 182 ) 


27 फाल्गुन 1931 ( AO ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 18 मार्च 2010 


निगरानी विभाग 
सूचना भवन , पटना 


- - 


- - 


अधिसूचना 

17 मार्च 2010 
___ सं0 निविपरि०आपदा प्रबंधन - 11 / 09 - 1401 - चूँकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि सुपौल 
जिले में वर्ष 2008 की प्रलयंकारी बाढ़ के पश्चात् छातापुर अंचल में बाढ़ राहत अनुदान की राशि अवैध रूप से 
चेक के माध्यम से निकासी किये जाने के मामले में छातापुर थाना में दर्ज निम्नलिखित थाना कांडों का अनुसंधान 
एवं पर्यवेक्षण के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में उपलब्ध विशिष्ट अनुसंधानकर्ताओं को संलग्न किया जाना आवश्यक 
है , अतः तात्कालिक प्रभाव से निम्न वर्णित कांडों के अधिग्रहण एवं अनुवर्ती अनुसंधान तथा पर्यवेक्षण के लिए 
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो थाना, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है: 

1. छातापुर थाना कांड सं0 158 / 09, दिनांक 04 दिसम्बर 2009 , धारा 419 / 420 / 409 / 34भा0द0वि0 

के तहत तीन नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज । 
2. छातापुर थाना कांड सं0 163 / 09, दिनांक 12 दिसम्बर 2009, धारा - 419 / 420 / 409 / 34 भा0द0वि0 

के तहत 32(बतीस ) व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज । 
3. छातापुर थाना कांड सं0 12 / 10 , दिनांक 30 जनवरी 2010, धारा - 120 (बी० ) 
___ 406 / 420 / 467 / 471 / 409 / 34भा0द0वि0 के तहत 09 ( नौ ) व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आर0 के0 जैन, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 182-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette. bih . nic . in 


